रजिस्ट्री संडीएल -33004/ 96 


REGD . NO . D . L.- 33004/96 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भागा - खण्ड 4 
PART II — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


सं . 2 ] 
No. 2 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20 , 1997 / पौष 30 , 1918 
NEW DELHI , MONDAY, JANUARY 20, 1997 /PAUSA 30 , 1918 


- 


- 


- 


भारतीय खाद्य निगम 

अधिसूचना सं . 76 

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 
सं. ई. पी . - 32 ( 12 ) / 94 : - खाद्य निगम अधिनियम, 1964 ( 1964 का 37 षां ) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और 
केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारतीय खाद्य निगम, भा . खा . नि. ( कर्मचारीपन्द ) विनियम, 1971 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम 
बनाता है: 

1 . (i ) इन विनियमों को भारतीय खाद्य निगम ( कर्मचारीवृन्द ) ( पहला संशोधन ) विनियम , 1997 कहा जाएगा । 

( ii ) संशोधित विनियम 43 को तत्काल लागू माना जाएगा । 
2. भा . खा . नि . ( कर्मचारीवृन्द ) विनियम , 1971 के वर्तमान विनियम 43 निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा: 

( i ) इन विनियमों में दिये हुए के अलावा कोई कर्मचारी न तो स्वयं कोई उपहार स्वीकार करेगा और न ही अपने परिवार के किसी 
सदस्य या अपनी ओर से अन्य किसी व्यक्ति को कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति देगा । 
स्पष्टीकरण: - " उपहार " के अर्थ में किसी व्यक्ति जो नजदीकी रिश्तेदार न हो या किसी व्यक्तिगत मित्र जिसका कर्मचारी के साथ कोई 

कार्यालयी लेनदेन न हो, द्वारा दी गई मुफ्त यातायात, भोजन, आवास या सेषा या अन्य कोई आर्थिक सुविधा शामिल है । 
नोट : - 1. साधारण भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य उपहार में शामिल नही होंगे । 

2. (i ) कर्मचारी , किसी व्यक्ति जिसे उससे कार्यालयी कार्यव्यापार करना है उससे या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों आदि 
से खर्चीला आतिथ्य या बार - बार आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा । 

(ii ) विवाह, वर्षगांठ, दाह संस्कार अथवा धार्मिक उत्सवों पर जबकि उपहारों का आदान प्रदान प्रचलिन धर्मिक या सामाजिक प्रथा के 
अनुरूप हों तो कर्मचारी अपने नजदीकी रिश्तेदारों से उपहार स्वीकार कर सकता है लेकिन उपहार की राशि निम्नलिखित राशि से अधिक होने पर वह 
निगम को इसकी रिपोर्ट देगा : 

( क ) रु. 1000/ - श्रेणी - I और श्रेणी- II पद वाले किसी कर्मचारी के मामले में , 
( ख ) रु. 500/ - - श्रेणी- III के पद वाले किसी कर्मचारी के मामले में , और 

( ग ) रु. 200/ - श्रेणी चतुर्थ के पद वाले किसी कर्मचारी के मामले में । 
( iii ) उप - पैरा ( ii ) में विनिर्दिष्ट अनुसार ऐसे अवसरों पर कर्मचारी ऐसे किसी व्यक्तिगत मित्र से उपहार स्वीकार कर सकता है जिससे 


154 GI / 97 


( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART III --- SEC . 4 ] 


- 


- 


- - 


उसका कोई कार्यालयी लेन - देन न हो लेकिन वह उपहार की राशि निम्नलिखित राशि से अधिक होने पर निगम को रिपोर्ट देगा : 

( क ) रु. 400/- श्रेणी प्रथम अथवा द्वितीय पद वाले किसी कर्मचारी के मामले में , 
( ख ) रु. 200/ - श्रेणी तृतीय के पद वाले किसी कर्मचारी के मामले में , 
( ग ) रु. 100/ - श्रेणी चतुर्थ के पद वाले किसी कर्मचारी के मामले में । 

( iv ) अन्य किसी मामले में , कोई कर्मचारी उपहार की राशि निम्न राशि से अधिक होने की दशा में प्रबंधनिदेशक की स्वीकृति के 

बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा : 
( क ) रु. 150/ - श्रेणी प्रथम और श्रेणी द्वितीय के पद वाले किसी कर्मचारी के मामले में , और 
( ख ) रु. 50/ - श्रेणी तृतीय अथवा श्रेणी चतुर्थ के पद वाले किसी कर्मचारी के मामले में । 

( v ) उपरोक्त उप - विनियम ( i ) से ( iv ) में दी गई किसी बात के अन्यथा होते हुए भी निगम कर्मचारी भारतीय शिष्टमंडल का सदस्य होने 
पर अथवा अन्यथा विदेशी हस्तियों से पुरस्कार ले सकता है और रख सकता है बशर्ते कि एक अवसर पर मिले उपहार का बाजार मूल्य रु. 1000 से अधिक 
न हो । अन्य सभी मामलों में ऐसे उपहारों की स्वीकृति और प्रतिधारण को इस संबंध में यथासमय निगम द्वारा जारी निर्देशों के द्वारा विनियमित किया जाएगा । 

( vi ) निगम का कर्मचारी ऐसी किसीविदेशी फर्म से उपहार स्वीकार नहीं करेगा जो कि या तो भारतीय खाद्य निगम से अनुबंध कर रही हो 
या जिससे निगम के कर्मचारी का कार्यालयी लेन - देन रहा हो या रहने की संभावना हो । अन्य किसी फर्म से निगम के कर्मचारी द्वारा लिये गए उपहार की 
स्वीकृति उप विनियमों में प्रावधानों के अधीन होगी । 

के . एन. सिंह, सचिव 


- 


- 


मं 
क्रम सं . 


भा . खा . नि. कर्मचारी वृन्द विनियम, 1971 में किये गये पूर्ववर्ती संशोधनों को दर्शाने वाली तालिका । 
शीर्षक 

राजपत्र का भाग 

अधिसूचना की तारीख 
-- - - - - - - -- 


- 


भाग- III खण्ड - 4 

- वही 
- वही 


+ 


- वही 
- पही 
- वही 


- वही 
- वही 


- यही 
- वही 


OE 


भा . खा . नि . ( कर्म . वृ. ) विनियम , विनियम, 1971 
भा . खा. नि , ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 1 ) विनियम , 1971 
भा . खा . नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन - 2 ) विनियम , 1972 
भा . खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 3 ) विनियम, 1972 
भा . खा . नि. ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन -4 ) विनियम, 1972 
भा . खा. नि . ( कर्म. व.) ( संशोधन - 5 ) विनियम, 1972 

भा. खा . नि . ( कर्म. पृ. ) ( संशोधन- 6 ) विनियम, 1972 
8 . भा . खा . नि . ( कर्म. . ) ( संशोधन - 7 ) विनियम , 1972 

भा . खा. नि . ( कर्म . पृ.) ( संशोधन -8 ) विनियम, 1973 
भा . खा . नि . ( कर्म. ७. ) ( संशोधन - 9 ) विनियम , 1973 

भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 10 ) विनियम , 1973 
12. भा . खा . नि . ( कर्म . पू. ) ( संशोधन - 11 ) विनियम, 1973 

भा . खा. नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 12 ) विनियम, 1973 
भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 13 ) विनियम , 1973 

भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 14 ) विनियम , 1973 
16. भा . खा. नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन - 15 ) विनियम , 1973 

__ भा . खा . नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन - 16 ) विनियम , 1973 
18. भा . खा . नि. ( कर्म, वृ.) ( संशोधन- 17 ) विनियम, 1973 
19. भा. खा. नि. ( कर्म. पू.) ( संशोधन - 18 ) विनियम, 1973 
20 . भा . खा. नि . ( कर्म, वृ.) ( संशोधन - 19 ) विनियम, 1974 
21 . भा. खा . नि. ( कर्म, वृ.) ( संशोधन- 20 ) विनियम, 1974 
22. भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन-- 21 ) विनियम, 1974 


- वही 
- वही 
- वही 


8 मई, 1971 
4 अक्तूबर, 1971 
3 जनवरी, 1972 
20 मार्च, 1972 
25 मार्च, 1972 
19 अप्रैल, 1972 

5 जून , 1972 
19 शून, 1972 
31 मार्च, 1973 
12 जुलाई , 1973 
17 अगस्त, 1973 
18 अगस्त, 1973 
25 अगस्त, 1973 
27 अगस्त, 1973 
4 अक्तूबर, 1973 
29 अक्तूबर, 1973 
३० अक्तूबर, 1973 
१ नवम्बर , 1973 
17 दिसम्बर, 1973 
25 अप्रैल, 1974 

1 मई, 1974 
17 जून, 1974 


- वही . 


- वही 
- वही 
- वही 
- पही 
- बाही 
- वहीं 
- वही 
- वही 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 
भाग III -- खंड 4 


25 . 


- वाही 
- वही 
- वही 


- वही 


- बही 


- वही 


~ वही 


31 . 


- वही - 
- वही 
- बही 
- वही 


- वही 
- बही 


- वही 


- वही 
- वही 


39 . 
40 . 


- वही 
- वही 


2 
भा . खा. नि. ( कर्म. वृ.) ( संशोधन- 22 ) विनियम , 1974 
भा . खा. नि . ( कर्म. वृ.) ( संशोधन - 23 ) विनियम, 1974 
भा. खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधम- 24 ) विनियम, 1975 
भा . खा . नि . ( कर्म. पृ. ) ( संशोधन- 25 ) विनियम, 1975 
भा . खा . नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन - 26 ) विनियम, 1975 
भा , खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 27 ) विनियम , 1975 
भा , खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 28 ) विनियम, 1976 
भा . खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधम- 29 ) विनियम , 1976 
भा . खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 30 ) विनियम , 1976 
भा . खा. नि. ( कर्म. वृ.) ( संशोधन -31 ) विनियम, 1976 

रखा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन- 32 ) विनियम, 1976 
भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन -33 ) विनियम , 1976 

नि , ( कर्म. पू. ) ( संशोधन- 34 ) विनियम, 1976 
भा , खा . नि . ( कर्म. ७.) ( संशोधन -35 ) विनियम, 1976 

नि. ( कर्म. वृ.) ( संशोधन- 36 ) विनियम , 1976 
भा . खा . नि. ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन -37 ) विनियम, 1976 
भा. खा. नि . ( कर्म, वृ.) ( संशोधन -38 ) विनियम, 1976 
भा. खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन -39 ) विनियम, 1977 
भा . खा . नि . ( कर्म. . ) ( संशोधन- 40 ) विनियम, 1977 
भा. खा . नि. ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन- 41 ) विनियम, 1977 
भा . खा. नि. ( कर्म, वृ.) ( संशोधन - 42 ) विनियम , 1977 
भा . खा. नि. ( कर्म, वृ.) ( संशोधन - 43 ) विनियम, 1977 
भा. खा. नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 44 ) विनियम, 1977 
भा. खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन -45 ) विनियम, 1977 
भा . खा . नि . ( कर्म. ५. ) ( संशोधन -46 ) विनियम, 1977 
भा . खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 47 ) विनियम, 1977 
भा. खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 48 ) विनियम, 1977 
भा . खा . नि . ( कर्म . कृ . ) ( संशोधन - 49 ) विनियम , 1978 
भा . खा . नि. ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 50 ) विनियम, 1978 
भा . खा. नि . ( कर्म, पृ. ) ( संशोधन-51 ) विनियम, 1978 
भा . खा. नि . ( कर्म. वृ.) ( संशोधन - 52 ) विनियम, 1978 
भा . खा , नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 53 ) विनियम, 1978 
भा , खा, नि . ( कर्म , वृ. ) ( संशोधन - 54 ) विनियम , 1978 
भा . खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 55 ) विनियम, 1978 
भा . खा . नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन -56 ) विनियम, 1978 
भा . खा . नि. ( कर्म. कृ.) ( संशोधन - 57 ) विनियम , 1978 
भा , खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन -58 ) विनियम , 1979 
भा . खा . नि. ( कर्म. वृ.) ( संशोधन - 59 ) विनियम, 1979 
भा . खा. नि . ( कर्म, वृ .) ( संशोधन - 60 ) विनियम, 1979 
भा . खा . नि . ( कर्म . धृ. ) ( संशोधन - 61 ) विनियम, 1979 


- यही 
- वही 


17 अक्तूबर, 1974 
5 नवम्बर, 1974 
25 जनवरी, 1975 
27 जनवरी, 1976 
20 नवम्बर , 1973 
11 दिसम्बर , 1975 
4 फरवरी, 1976 
5 मार्च, 1976 
22 अप्रैल, 1976 
20 मई, 1976 
26 मई , 1976 
29 मई, 1976 
11 जून, 1976 
26 जुलाई, 1976 
20 अगस्त, 1976 
5 अक्तूबर, 1976 
11 अक्तूबर , 1976 
24 फरवरी, 1977 
25 जनवरी , 1977 
1 फरवरी, 1977 
5 फरवरी, 1977 
10 फरवरी , 1977 
30 मई, 1977 

7 जून, 1977 
16 अगस्त, 1977 
17 नवम्बर, 1977 
22 दिसम्बर, 1977 
18 जनवरी, 1978 
30 जनवरी, 1978 
13 दिसम्बर , 1979 

23 मार्च, 1978 
13 अप्रैल,1978 
29 अगस्त, 1978 
27 अक्तूबर, 1978 
7 नवम्बर , 1978 
16 नवम्बर, 1978 
5 जनवरी, 1979 
19 जनवरी, 1979 
1 फरवरी,1979 
24 फरवरी, 1979 


- वही 


- वही 


- यही 
- वही 
- पही 
- वही 
- वही 
- वही 
- वही 


- वही 
वही 


- वही 
- वही 
- वही 
- वही 
- वही 
- वही 
-- वही 
- वही 


61. 
62. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART III _ SEC. 4 ] 


भाग III - खण्ड 4 

- पही 


- वही 


- वही 
- वही 
-- वही 


- वही 


- वाही 


- पही 
- वही 


-- बही 
- वही 
- वही 
- पही 
- वही 


- वही 
- वही 
- वही 


2 
भा . खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 62 ) विनियम, 1979 
64 . भा . खा. नि . ( कर्म, व.) ( संशोधन-63 ) विनियम, 1979 
65. भा . खा. नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन -64 ) विनियम, 1979 
___ भा . खा . नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन - 65 ) विनियम , 1979 

भा . खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 66 ) विनियम , 1979 
भा . खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन -67 ) विनियम, 1979 
भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 68 ) विनियम, 1980 
भा . खा . नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन -69 ) विनियम , 1980 

भा . खा . नि . ( कर्म. ७. ) ( संशोधन - 70 ) विनियम , 1980 
72. भा . खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 71 ) विनियम, 1981 

भा . खा . नि , ( कर्म . पू. ) ( संशोधन - 72 ) विनियम , 1981 
भा . खा . नि. ( कर्म. ५. ) ( संशोधन -73 ) विनियम, 1981 

भा . खा, नि . ( कर्म. . ) ( संशोधन - 74 ) विनियम , 1981 
76 . भा. खा. नि. ( कर्म. कृ. ) ( संशोधन - 75 ) विनियम , 1981 
77 . भा . खा . नि . ( कर्म , पृ. ) ( संशोधन - 76 ) विनियम, 1981 

___ भा . खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 77 ) विनियम , 1981 
79. भा . खा . नि . ( कर्म. पू. ) ( संशोधन--78 ) विनियम , 1981 

भा . खा. नि. ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन - 79 ) विनियम, 1981 
81. भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 80 ) विनियम , 1981 
____ भा . खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन -81 ) विनियम , 1982 

भा . खा. नि . ( कर्म. . ) ( संशोधन - 82 ) विनियम, 1982 

भा . खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 83 ) विनियम, 1982 
___ भा . खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 84 ) विनियम , 1982 
86 . भा . खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन -85 ) विनियम, 1983 

भा , खा . नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन - 86 ) विनियम , 1983 
88 . भा. खा . नि. ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन - 87 ) विनियम, 1984 

भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 88 ) विनियम , 1984 
90. भा . खा . नि. ( कर्म. पृ.) ( संशोधन -89 ) विनियम, 1984 

भा . खा . नि . ( कर्म . . ) ( संशोधन - 90 ) विनियम , 1984 
92 . भा . खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन -91 ) विनियम, 1985 
93. भा . खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 92 ) विनियम , 1986 

भा, खा . नि . ( कर्म , वृ. ) ( संशोधन -93 ) विनियम, 1986 
___ भा . खा. नि . ( कर्म, पृ. ) ( संशोधन - 94 ) विनियम, 1986 
96 . भा . खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 95 ) विनियम , 1987 
97 . भा. खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - 96 ) विनियम , 1987 
98. भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 97 ) विनियम , 1987 
99 . भा . खा. नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - 98 ) विनियम , 1987 
100 . भा . खा. नि. ( कर्म. पृ. ) ( संशोधन - 99 ) विनियम, 1987 

भा . खा . नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - पहला ) विनियम, 1990 
102. भा . खा . नि . ( कर्म वृ .) ( संशोधन - दूसरा ) विनियम ,1990 
103 . भा . खा, नि, ( कर्म. कृ. ) ( संशोधन - तीसरा ) विनियम , 1990 


- वही 
- वही 
- वही 
- यही 


24 अप्रैल, 1979 

23 जून, 1979 
20 जुलाई, 1979 
22 सितम्बर, 1979 
18 अक्तूबर, 1979 
26 अक्तूबर, 1979 

6 मार्च, 1980 
6 मार्च, 1980 
12 मई, 1980 
10 फरवरी, 1981 

१ जुलाई, 1981 
12 अगस्त, 1981 
19 अगस्त , 1981 
5 सितम्बर, 1981 
15 सितम्बर, 1981 
20 नवम्बर, 1981 
20 नवम्बर , 1981 
26 गवम्बर, 1987 
26 दिसम्बर, 1981 
22 फरवरी, 1982 

22 जून, 1982 
10 अगस्त, 1982 
15 सितम्बर , 1982 
22 जनवरी, 1983 
4 अगस्त, 1983 
19 जनवरी , 1984 
12 मार्च, 1984 

7 मई, 1984 
3 सितम्बर, 1984 
8 नवम्बर, 1985 
31 जनवरी, 1986 
14 अक्तूबर , 1986 
15 मवम्बर, 1986 
19 मार्च, 1987 
21 अप्रैल, 1987 
5 अक्तूबर, 1987 
16 अक्टूबर , 1987 
24 नवम्बर, 1987 
13 जनवरी, 1990 

1 मार्च, 1990 
26 जुलाई, 1990 


- वही 


- वही 


- वही 
- वही 


89 


- वही 
- बही 
- वही 
- बही 


- बाही 
- वही 


- वही 


वही 


- वही 


- वहीं 


- वही 
- वही 
- वही 


101 . 


-- वही 


- वही 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 

2 
104. भा . खा. नि . ( कर्म. वृ. ) ( संशोधन - पहला ) विनियम, 1991 
105 . भा . खा . नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन - दूसरा ) विनियम, 1991 
106 . भा . खा. नि. ( कर्म. पृ.) ( संशोधन- तीसरा ) विनियम, 1991 
107 . भा . खा. नि . ( कर्म, पृ. ) ( संशोधन - चौथा ) विनियम, 1991 
108. भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - पहला ) विनियम , 1992 
109. भा . खा. नि . ( कर्म . पृ. ) ( संशोधन - दूसरा ) विनियम , 1992 
110 . भा . खा . नि . ( कर्म . वृ. ) ( संशोधन - तीसरा ) विनियम, 1992 
111. भा . खा . नि . ( कर्म, वृ. ) ( संशोधन - पहला) विनियम, 1993 
112. भा . खा . नि . ( कर्म, पृ. ) ( संशोधन - पहला) विनियम , 1994 
113. भा . खा . नि. ( कर्म. वृ.) ( संशोधन -पहला) विनियम, 1995 
114. भा. खा . नि . ( कर्म. वृ.) ( संशोधन - दूसरा ) विनियम , 1995 
115. भा . खा. नि . ( कर्म . वृ. ) ( पहला संशोधन ) विनियम, 1996 


भाग III - खण्ड 4 

- वही 
-- वही 
- वही 
- वही 
- वही 
- वही 


- 


12 मार्च, 1991 
१अगस्त, 1991 
29 नवम्बर, 1991 
18 दिसम्बर, 1991 

18 मई, 1992 
16 जुलाई, 1992 
16 जुलाई, 1992 
28 दिसम्बर, 1993 

26 मई, 1994 
3 जनवरी, 1995 

19 जून, 1995 
19 सितम्बर, 1996 


- वही 


- वही 


- वही 
- वही 
- वही 


THE FOOD CORPORATION OF INDIA 

NOTIFICATION NO . 76 

New Delhi, the 14th January, 1997 
No. EP -32 (12)/94.--- In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964 ) 
and with the previous sanction of the Central Govt., the Food Corporation of India hereby makes the following Regulation to 
amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971, namely : 
1 . ( i) These Regulations may be called the Food Corporation of India ( Staff) (1st Amendment ) Regulations , 

1997. 
( i) The amended Regulation 43 shall be deermed to have come into force at once. 
2 . The existing Regulation 43 of the Food Corporation of India (Staff ) Regulations, 1971 shall be substituted as 

under:- - 

(1) Save as provided in these Regulations, no employee shall accept or permit anymember of his family or any person 
acting on his behalf to accept any gift . 
EXPLANATION : The expression Gift shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary 

advantage when provided by any person other than a near relative or personal friend having no official 

dealings with the employec . 
NOTE : ( 1) A casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be a gift. 

(2)(i) An employee shall avoid accepting lavish hospitality or frequenthospitality from any individual having official 
dealings with him or from industrial or commercial firms, organisations etc . 

( ii) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of a gift is in 
conformity with the prevailing religious or social practice, an employee may accept gifts from his near relatives, but he shall 
make a report to the Corporation , if the value of any such excceds : 

(a ) Rs. 1,000 /- in the case of an employee holding any Cat. I or Cat. II post. 
( b ) Rs. 500/ - in the case of anemployee holding any Cat. III post and 

(c ) Rs. 200 /- in the case of an employee holding any Cat. IV post. 
( iii) On such occasions as are specified in sub - para (ü ), an employee may accept gifts from his personal friends having 
no official dealings with him , but he shall make a report to the Corporation if the value of the gift exceeds : 

(a ) Rs . 400 /- in the case of an employce holding any Cat , I or Cat. II post ; 
(6 ) Rs. 200 /- in the case of an employee holding any Cat. III post; 

( c) Rs. 100/ - in the case of anemployee holding any Cat . IV post . 
(iv) In any other case, an employee shall not accept any gift without the sanction of the Managing Director if the value 
thereof exceeds : 

( a) Rs. 150/- in the case of an employee holding any Cat . I or Cat. II post and 

(6 ) Rs. 50 /- in the case of an employee holding any Cat. III or Cat IV post. 
(v ) Not with -standing anything contained in Sub -Regulations (ii) to ( iv ) above, a Corporation cmployee being a mem 
ber of Indian delegation or otherwise may receive and retain gifts from foreign dignitaries if the market value of gifts received 
on one occasion does not exceed Rs. 1,000 /-. In all other cases the acceptance and retention of such gifts shall be regulated by 
the instructions issued by the Corporation in this regard from time to time. 

1541147 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III - - Sec. 4 ] 


(vi) A Corporation employce shall not accept any gift from any foreign firm which is either contracting with the Food 
Corporation of India or is one with which the Corporation employee had , has or is likely to have offcial dealings. Acceptance of 
gifts by a Corporation employee from any other firm shall be subject to the provisions of Sub -Regulations. 


K .N . SINGH , Secy . 


STATEMENT SHOWING THE PREVIOUS AMENDMENTS TO THE FCI 

(STAFF) REGULATIONS, 1971 


SL . No. 


Title 


Part of Gazette 


Date of Notification 


2 


minim 


viondain 


il . 


12 . 
13 . 


15, 


16 , 


17 . 
18 . 


19. 


20 . 


21. 


22 . 


23 . 


FCI ( Staft) Regulations, 1971 
FCI(Staff) (Ist Amendment) Regulations, 1971 
FCI (Staff) (2nd Amendment) Regulations, 1972 
FCI (Staff) ( 3rd Amendment) Regulations, 1972 
FCT( Staff) (4th Aidendment) Regulations, 1972 
FCI (Staff) (5th Amendment) Regulations, 1972 
FCI ( Staff) (6th Amendment) Regulations, 1912 
FCT ( Staff ) (7th Ametrdment) Regulations, 1972 
FCI ( Staff) (8th Amendment) Regulations, 1973 
FCI (Staff) (9th Amendment) Regulations, 1973 
FCI ( Staff ) ( 10th Amendment) Regulations , 1973 
FCI ( Staff ) ( 11th Amendment) Regulatioins, 1973 
FCI ( Staff) ( 12th Amendment) Regulations, 1973 
FCI ( Staff) ( 13th Amendment ) Regulations, 1973 
FCI( Staff ) (14th Amendment) Regulations, 1973 
FCI (Staff ) (15th Amendment) Regulations, 1973 
FCI (Staff) ( 16th Amendment) Regulations, 1973 
FCI (Stam ) (17th Amendment) Regulations, 1973 
FCI (Stafl) 18th Amendment) Regulations, 1973 
FCI (Staff ) ( 19th Amendment) Regulations , 1974 
FCI (Stall ) ( 20th Amendment) Regulations, 1974 
FCI ( Staff ) ( 21st Amendment) Regulations, 1974 
FCS (Staff) (22nd Amendment) Regulations, 1974 
FCI ( Staff) (23rd Amendinent) Regulations, 1974 
FCI (Staff) (24th Amendment) Regulations, 1975 
FCT (Staft) (25th Amendment) Regulations, 1975 
FCI (Staff ) (26th Amendment) Regulations, 1975 
FCI (Stait ) (27th Amendment) Regulations, 1975 
FCI ( Staff ) (28th Amendment) Regulations, 1976 
FCI (Staff) (29th Amendment) Regulations, 1976 
FCI ( Staff) (30th Amendment) Regulations, 1976 
FCI (Staff) (31st Amendment) Regulations, 1976 
FCi ( Staff) (32nd Amendment) Regulations, 1976 
FCI (Staff ) (33rd Amendment) Regulations, 1976 
FCI (Staft) ( 34th Amendment) Regulations, 1976 
FCI (Staft ) ( 35th Amendment) Regulations, 1976 
FCI ( Staff ) ( 36th Amendinent) Regulations, 1976 
FCI ( Staff ) (37th Amendment) Regulations , 1976 
FCI (Staff) (38th Amendment) Regulations, 1976 
FCI (Staff) (39th Amendinent) Regulations, 1977 
FCI (Staff ) (40th Amendment) Regulations, 1977 
FCI ( Staff) (41st Amendment) Regulations, 1977 
FCI ( Staff ) (42nd Amendment) Regulations, 1977 
FCI (Staff) (43rd Amendment) Regulations, 1977 
FCI(Staff ) (44th Amendment) Regulations, 1977 
FCI (Staff ) (45th Amendment) Regulations, 1977 


Part-UI Section 4 
Part - III Section 4 
Part -HI Section 4 
Part -III Section 4 
Part-III Section 4 
Part- III Section 4 
Part -II Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - III Section 4 
Part - III Section 4 
Part -II Section 4 
Part-III Section 4 
Part -IIT Section 4 
Part- II Section 4 
Part- ITI Section 4 
Part- III Section 4 
Part- II Section 4 
Part- ITI Section 4 
Part - III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - III Section 4 
Part - III Section 4 
Part - III Section 4 
Part - III Section 4 
Part -II Section 4 
Part -III Section 4 
Part -Ill Section 4 
Part- 1 Section 4 
Part- III Section 4 
Part -III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - II Section 4 
Part- III Section 4 
Part - II] Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - III Section 4 
Part- III Section 4 
Part- II Section 4 
Part -I11 Section 4 
Part -III Section 4 
Part -III Section 4 


8th May, 1971 
4th Oct., 1971 

3rd Jan ., 1972 
20th March , 1972 
25th March , 1972 
19th April , 1972 

5th June, 1972 
19th June, 1972 
31stMarch , 1973 

12th July, 1973 
17th August, 1973 
18th August, 1973 
25th August, 1973 
27th August, 1973 
4th October, 1973 
29th October, 1973 
30th October , 1973 
9th November, 1973 
17th December, 1973 

25th April , 1974 

Ist May , 1974 

17th June , 1974 
17th October, 1974 
5th November, 1974 

25th January , 1975 

27th January , 1975 
20th Noveinber , 1975 
11th December, 1975 
4th February , 1976 

5th March , 1976 
22nd April, 1976 
20th May , 1976 
26th May , 1976 
29th May , 1976 
11th June, 1976 

26th July , 1976 
20th August, 1976 
5th October, 1976 
11th October, 1976 
24th January , 1977 
25th January , 1977 

1st February , 1977 
· 5th February, 1977 
10th February, 1977 

30th May, 1977 
7th June, 1977 


24 


25 . 


26 


27. 


28. 


29 . 


30 . 


31 . 


32 . 


33 . 


34 . 
35 . 
36 . 


37 . 


38 . 


39 . 


40 . 
41. 
42 . 


Star 
February 


45 . 


46 . 


1977 


- - 


- 


- 


[ 


T III tug 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


49. 
50 . 


52 . 


55 . 


59. 


60 . 


62. 


63. 


65. 


68, 


70), 


71. 


72 . 


73 . 
74 . 
75 . 


FCI (Staff ) ( 46th Amendment) Regulations, 1977 
FCI ( Satil) (47th Amendment) Regulations, 1977 
FCI ( Staff) (48th Amendment) Regulations, 1977 
FCI (Staff) (49th Amendment) Regulations, 1978 
FCI ( Staff) (50th Amendment) Regulations, 1978 
FCI ( Staff ) (51th Amendment) Regulations, 1978 
FCI (Staff ).(52nd Amendment) Regulations, 1978 
FCI (Stalf) ( 53rd Amendment) Regulations, 1978 
FCI (Staff) (54th Amendment) Regulations, 1978 
FCI Staff) ( 55th Amendment) Regulations , 1978 
FCI (Staft) (56th Amendment) Regulations, 1978 
FCI (Staff ) (57th Amendment) Regulations, 1978 
FCI ( Staff ) (58th Amendment) Regulations, 1979 
FCI (Staff) (59th Amendment) Regulations, 1979 
FCI ( Staff) (60th Amendment ) Regulations , 1979 
FCI (Stalf ) (61st Amendment) Regulations, 1979 
FCI (Staff) (62nd Amendment) Regulations, 1979 
FCI (Staff ) (63rd Amendment) Regulations, 1979 
FCI (Staff) (64th Amendment) Regulations, 1979 
FCI (Staff) (65th Amendment) Regulations, 1979 
FCI (Staff) (66th Amendment) Regulations, 1979 
FCI (Staff ) (67th Amendment) Regulations, 1979 
FCI ( Staff) (68th Aincndment) Regulations , 1980 
FCI ( Staff) (69th Amendment) Regulations, 1980 
FCI (Staff) (70th Amendment) Regulations, 1980 
FCI (Staff ) ( 71st Amendment) Regulations, 1981 
FCI ( Staff ) ( 72nd Amendment) Regulations, 1981 
FCI (Staff) ( 73rd Amendment) Regulations, 1981 
FCI ( Staff) ( 74th Amendment)Regulations, 1981 
FCI (Staff ) (75th Amendment) Regulations, 1981 
FCI ( Staff ) ( 76th Amendment) Regulations, 1981 
FCI ( Staff) ( 77th Afnendment) Regulations, 1981 
FCI (Staff ) (78th Amendment) Regulations, 198 ] 
FC1 ( Staff ) (79th Amendment) Regulations, 1981 
FCI (Staff ) (801h Amendment) Regulations, 1981 
FCI ( Staff ) (81st Amendment) Regulations, 1982 
FCI ( Staff) (82nd Amendment) Regulations, 1982 
FCI (Stadt) (83rd Amendment) Regulations, 1982 
FCI (Staff ) (84th Amendment) Regulations, 1982 
FCI ( Staff ) (85th Amendment) Regulations, 1983 
FCI (Staff ) (86th Amendment) Regulations, 1983 
FCI ( Staff ) (87th Amendment) Regulations, 1984 
FCI (Staff) (88th Amendment) Regulations, 1984 
FCI ( Staff) ( 89th Amendinent) Regulations, 1984 
FCT ( Staff ) ( 90th Amendment) Regulations, 1984 
FCI (Staff ) (91st Amendment) Regulations, 1985 
FCI ( Stail) (92nd Amendment) Regulations, 1986 
FCI (Staff) (93rd Amendment) Regulations, 1986 
FCI ( Staff ) ( 94th Amendment) Regulations, 1986 
FCI ( Staft ) (95th Amendment) Regulations, 1987 
FCI (Staff) ( 96th Amendment) Regulations, 1987 
FCI (Staff) (97th Amendment) Regulations, 1987 
FC1 (Stafl) (98th Amendment) Regulations, 1987 
FCI ( Staff ) ( 99th Amendment) Regulations, 1987 


Part - III Section 4 
Part- ill Section 4 
Part-III Section 4 
Part - III Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - III Section + 
Part -III Section + 
Part - III Section 4 
Part- IIl Section 4 
Part - III Section 4 
Part- III Section 4 
Part -III Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part-III Section 4 
Part- IIf Section 4 
Part- III Section 4 
Part- UJ Secuion 4 
Part- IIl Section 4 
Part - III Secuion 4 
Part -II Section 4 
Part- III Section 4 
Part -III Section 4 
Part- IIl Section 4 
Part- IIl Section 4 
Part- III Section 4 
Part- II] Section 4 
Parl- II Section 4 
Part- III Section 4 
Part - III Section 4 
Part- II ) Section 4 
Part - III Section 4 
Parl - JII Section 4 
Part- I]I Section 4 
Part- II Section 4 
Part - III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - II Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part-III Section 4 
Part- III Section 4 
Part- Ill Section 4 
Part - III Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - IIJ Section 4 
Part-III Section 4 


16th August , 1977 
17th November, 1977 
22nd December, 1977 

18th January, 1978 

30th January , 1978 
13th December, 1979 
23rd March , 1978 

13th April, 1978 
29th August, 1978 
27th October, 1978 
7th November, 1978 
16th November, 1978 

5th January , 1979 
19th January, 1979 

1st February, 1979 
24th February, 1979 

24th April , 1979 
23rd Junc, 1979 

20th July , 1979 
22nd September, 1979 

18th October , 1979 
26th October, 1979 

6th March , 1980 
6th March , 1980 

12th May, 1980 
10th February , 1981 

9th July , 1981 
12th August, 1981 

19th August, 1981 
Sth September, 1981 
15th September, 1981 
20th November, 1981 
20th November, 1981 
26th November, 1981 
26th December, 1981 
22nd February, 1982 

22nd June, 1982 
10th August , 1982 
15th September, 1982 
22nd January , 1983 

4th August, 1983 
19th January , 1984 
12th March , 1984 

7th May, 1984 
3rd September, 1984 
8th November, 1985 

31st January , 1986 
14th October, 1986 
5th November, 1986 
19th March , 1987 

21st April , 1987 
5th October, 1987 
16th October, 1987 
24th November, 1987 


78 . 


79 . 


84 . 


87 . 
88. 


91. 
92 . 
93. 


94 . 


95 . 
96 


97 . 


98 . 
99 . 
100 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III - SEC . 41 


4 


1 - - 2 
101 . FCI ( Staff) (1st Amendment) Regulations , 1990 
102. FCI (Staff ) (2nd Amendment) Regulations, 1990 

FCI ( Staff ) (3rd Amendment) Regulations, 1990 
104 , FCI ( Staff) (1st Amendment) Regulations, 1991 
105 . FCI (Staff ) (2nd Amendment) Regulations, 1991 
106 . FCI ( Staff) (3rd Amendment) Regulations, 1991 

FCI (Staff) (4th Amendment) Regulations, 1991 
108. FCI (Staff ) (1st Amendment) Regulations, 1992 
109 . FCI ( Staff ) ( 2nd Amendment) Regulations, 1992 
110 . FCI ( Staff ) (3rd Amendment) Regulations, 1992 
111. FCI ( Staff) ( 1șt Amendment) Regulations, 1993 
112 . FCI ( Staft) (1st Amendment) Regulations, 1994 
113. FCI (Staff) ( 1st Amendment) Regulations, 1995 
114 . 

FCI ( Staff) (2nd Amendment) Regulations, 1995 
115 . FCI (Staff) (1st Amendment) Regulations, 1996 


107. 


Part-ill Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - III Section 4 
Part- II Section 4 
Parl- III Section 4 
Part-III Section 4 
Part- II Section 4 
Part -II Section 4 
Part - II] Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part- III Section 4 
Part - II Section 4 
Part- III Section 4 


13th January, 1990 
1st March , 1990 

26th July , 1990 
12th March , 1991 

9th August, 1991 
29th November, 1991 
18th December, 1991 

18th May, 1992 
16th July , 1992 

16th July , 1992 
28th December, 1993 

26th May, 1994 
3rd January , 1995 

19th June, 1995 
19th September, 1996 


Printed by the Manager, Govt of India Prods, Ring Road , Mayapun , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


